सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 745 राँची, शुक्रवार , 


20 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
12 सितम्बर , 2019 


विषयः झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा 

प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के 
आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित करने संबंध में । 


संख्या-7 ए/ नीति नि०-07-13/ 2011 का .- 7358-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक -13026 दिनांक -27.11.2012 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार 
द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर 
मार्गदर्शन निर्गत हैं । 

उक्त संकल्प की कंडिका-3( vi ) में विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता 
परीक्षाओं के संदर्भ में न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् निर्धारित है: 
सामान्य वर्ग 

40 प्रतिशत 
पिछड़ा वर्ग 

36.5 प्रतिशत 
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1 

34 प्रतिशत 
अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग 

32 प्रतिशत 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक -13026 
दिनांक -27.11.2012 की कंडिका-3(vi ) में अंकित तालिका में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के 
संदर्भ में आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक को निम्नवत् समाविष्ट करने का निर्णय लिया 
गया है : 


सामान्य वर्ग 


40 प्रतिशत 


पिछड़ा वर्ग 


36.5 प्रतिशत 


पिछड़ा वर्ग एनेक्चर -1 


34 प्रतिशत 


अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग 


32 प्रतिशत 


आदिम जनजाति 


30 प्रतिशत 


3. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 745 -- 50 


